निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 ज्येष्ठ 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 541 ) पटना , वृहस्पतिवार , 7 जून 2018 


सामान्य प्रशासन विभाग 


शुद्धि - पत्र 

24 मई 2018 
सं० 08 / आरोप - 01 - 120 / 2014 / सा०प्र० - 6736 - श्री रामजन्म पासवान , बि०प्र०से०, कोटि 
क्रमांक - 1548 / 04, 1118 / 11 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, टेकारी, गया के विरूद्ध कतिपय आरोपों ( सम्पूर्ण 
ग्रामीण रोजगार योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता) के लिए विभागीय कार्यवाही के उपरांत विभागीय संकल्प 
ज्ञापांक - 14841 दिनांक 31.10. 2016 द्वारा पारित दंडादेश की कंडिका - 3 में अंकित " संचालन पदाधिकारी यथा 
विभागीय जाँच आयुक्त के पत्रांक - 390 दिनांक 31.07. 2005 के स्थान पर संचालन पदाधिकारी यथा विभागीय 
जाँच आयुक्त के पत्रांक - 390 दिनांक 31.07. 2015 पढ़ा जाय । 

शेष यथावत् रहेंगे । 
आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले 

असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज 
दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

राम बिशुन राय, 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 541 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic . in 


